सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

23 कार्तिक , 1944 ( श ० ) 

14 नवम्बर , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 538 राँची , सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
28 सितम्बर , 2022 


- 

संख्या - 13 / स्था ० पदस्थापन - 01/2013 का ० - 6050 - - झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची की अनुशंसा 
के आलोक में श्री बिपिन बिहारी गौतम , अपर विधि परामर्शी , विधि विभाग , झारखण्ड , राँची को 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ( Presenting Officer ) , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली के पद 
पर बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्त करने हेतु उनकी सेवा प्रारम्भ में 03 वर्षों के 
लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० जियाऊल अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 538 - 50 


